रजिस्ट्री सं० डी एल 33004/97 


REGD. NO . DL - 33004/ 99 


. 


. . 


सयपेय जयत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of Justig 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप- खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 Sub -section (iik 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


198 / 3/ 03 


सं . 823 ] 
No. 823 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2002 / भाद्र 27 , 1924 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18 , 2002/BHADRA 27, 1924 


दिल्लीविकास प्राधिकरण 

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
( मुख्य योजना अनुभाग ) 

(MASTER PLAN SECTION ) 
सार्वजनिक सूचना 

PUBLIC NOTICE 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2002 

New Delhi, thc 18th September, 2002 
का . आ . 1011( अ ). - केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य S . O . 1011 ( E ).- The following amendments / 
योजना- 2001 में निम्नलिखित परिवर्तन/ संशोधन करने का प्रस्ताव है , modifications which the CentralGovt proposes to make in 
जिसे एतदद्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है । 

thç Master Plan for Delhi 2001 are hereby published for 

public information . Any person having objections/ 
प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपत्ति करने वाले / मझाष देने वाले 

suggestions with respect to the proposed modiſications 
व्यक्ति अपनी आपत्ति / सुझाय इस सूचना की तिथि से 30 दिन की अवधि 

may send the objection /suggestions in writing to the 
के अन्दर लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, Commissioner -cum -Secretary, Delhi Development 
विकास सदन, " बी " उलाक , आई. एन. ए., नई दिल्ली को भेज सकते हैं । Authority Vikas Sadan . B Block , INA , New Delhi,within 
आपत्ति करने वाले अधया सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम व पता भी a period of 30 days froin the date of this notice. The per 

son making the objection or suggestion should also give 

his/ her name and address . 
संशोधन : 

Modification : 
जोग " जे में आने वाले महरौली, महिपालपुर रोड के दक्षिण में 

It is proposed to change the land usc of an area of 56 
स्थित 56 हेक्टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन 

hcct in the South orMehrauli Mahipalpur Road falling in 
करने का प्रस्ताव है : 

Zone J inthe following manner . 
( 1 ) 37 हेक्टेयर ‘ ग्रामीण से आवासीय । 

(1) 37 hect. from Rural to Residential , 
( 2 ) 9 हेक्टेयर ग्रामीण से मार्वजनिक और अर्ध 

(11) 9 hcct from Rural to Public and semi-public ". 
पार्वजनिक । 

( 111 ) 10 hect from Rural to Recrcalional . 
( 3) 10 हेक्टेयर गार्माण से मनोरंजनात्मक । 

The plan indicating the proposed modification is 
प्रस्तावित संशोधन का दर्शानवाला नक्शा उपर्युक्त अवधि के 

available for inspection at theoffice of the Jt Dir. (MP ) 6th 
दौरान सभी कार्य -दिवमों में मयुक्त निदेशक ( मुख्य योजना ) छठा floor. Vikas Minar, IP Estatc, New Delhi on all working days 
सल, विकास मीनार , आई. पी. स्टेट , नई दिल्ली के कार्यालय में within the period relcircd above . 
निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा । 
[ मं, एफ 3 ( 96 ) 98 - मु. यो .( खंड ) ] 

| No F 3( 96) 98 - MP( Pt. )] 
विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव 

VM BANSAL , Commissioncr-cum- Sccy . 
1920 ( HI 2002 

l rinted by the Manager . Govt. of India l rcsa , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications Delhi- 110054 


